Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 46-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 3, 2023 (PHALGUNA 12, 1944 SAKA) 
हरियाणा विधान सभा सचिवालय 
अधिसूचना 
दिनांक 3 मार्च, 2023 


सं. अनु /पीएसी / प्रेस / 23 // 111.--- माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य 
संचालन नियमावली के नियम 113 के तहत निम्नलिखित को प्रेस दीर्घा में प्रवेश को विनियमित करने के लिए वर्ष 2022-23 
के लिए हरियाणा विधानसभा की प्रेस सलाहकार समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया गया है। 


विशेष आमंत्रित सदस्य 
1. श्री राजेश जैन, पंजाब केसरी, दिल्‍ली 


माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार 


राजेन्द्र कुमार नांदल, 
सचिव | 


10244—C.S.—H.G_P., Pkl. 


(535) 


